निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


नि 


संख्या 13 


5 चैत्र 1942 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

25 मार्च 2020 ( ई 0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-3 
भाग - 1 - क -स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , 

लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 - बिहार विधान 

मंडल में पुर : 

स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 -बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


- 


- 


4-4 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 25 मार्च 2020 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


वाणिज्य कर विभाग 


1 


अधिसूचना 

20 मार्च 2020 
सं 0 6 / गो0-34-01 / 2019-703 -- वाणिज्य कर विभाग के विभिन्न कोटि के निम्नलिखित 
पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त 
किया जाता है : 
क्र ० पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन 

प्रतिनियुक्ति स्थल 
सं ० 
2 3 

4 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद , राज्य - कर उपायुक्त 

राज्य - कर उपायुक्त , 
राज्य - कर उपायुक्त 

मोतिहारी अंचल 

अंकेक्षण, पटना पश्चिमी प्रमंडल , 

पटना । 
श्री प्रशांत कुमार झा , 

राज्य - कर सहायक आयुक्त 
राज्य - कर सहायक आयुक्त 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सम्प्रति राज्य - कर सहायक आयुक्त, पटना 
2 

मुख्यालय ( जी 0 एस 0 टी 0 

विशेष अंचल, पटना । 
कोषांग ) में प्रतिनियुक्त 
श्री संजय कुमार, 

राज्य - कर सहायक आयुक्त, राज्य - कर सहायक आयुक्त, पटना 
3 राज्य - कर सहायक आयुक्त पटना सिटी, पश्चिमी अंचल 

विशेष अंचल , पटना । 
श्री सतीश कुमार, 

राज्य - कर सहायक आयुक्त , राज्य - कर सहायक आयुक्त , अन्वेषण 
4 राज्य - कर सहायक आयुक्त 

सारण अंचल 

ब्यूरो, सारण प्रमंडल 


1 


2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अरूण कुमार मिश्रा, अपर सचिव । 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचना 

16 मार्च 2020 
सं0 1 / प्रति.05-01 / 2019- 37 -- श्री अनिमेष कुमार पराशर भा ० प्र ० से ०, अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा 
विभाग, बिहार , पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए निदेशक , पुरातत्व, बिहार के पद का प्रभार 
सौंपा जाता है । 
2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
तारानन्द महतो वियोगी, उप सचिव । 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

16 मार्च 2020 
सं 0 ग्रा ० वि०-14 ( नि ० को ) ट्रैप -03 / 2020-460255 / ग्रा ० वि ० -- श्री राजीव रंजन कुमार , तत्कालीन ग्रामीण 
विकास पदाधिकारी - सह - प्रखंड विकास पदाधिकारी , राजापाकर , वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गठित 
धावादल द्वारा दिनांक 31.12.2019 को परिवादी श्री पुरुषोत्तम कुमार से 1,00,000 / - ( एक लाख रुपये ) 
रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरुप बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम- 9 (2 ) ( क ) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार को 
कारा निरोध की तिथि 31.12.2019 के प्रभाव से कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया जाता है । 


बिहार गजट , 25 मार्च 2020 


3 


( 2 ) निलंबन की अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली , 2005 के नियम -10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

(3 ) कारा से मुक्त होने के उपरान्त श्री कुमार ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना में योगदान देंगे । 
( 4) निलम्बन के आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राहुल रंजन महिवाल , विशेष सचिव । 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

13 मार्च 2020 
सं 0 7 / सी 0 सी 0 ए0-1024 / 2001 ( खंड- II ) गृ 0 आ 0 / 2655 -- बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम , 1981 (7/81 ) के 
अध्याय -2 की धारा -12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल , राज्य के सभी जिला 
दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा -12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 
गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या -10856, दिनांक 17.12.2019 के क्रम में अगले तीन महीनों के 
लिए अर्थात दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2020 ( एक अप्रैल दो हजार बीस से तीस जून दो हजार बीस) तक प्रयोग करने की 
शक्ति प्रदान करते हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 01-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 25 मार्च 2020 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


No. 518 --- I, Neelam Prabha Srivastava, W / o Manoj Kumar , R/ o Dr. Narayan Prasad 
Lane, Nanmuhian , Gulzarbagh , Patna- 7 ,Bihar, have changed my name to Neelam Prabha for all 
purposes. Affidavit no. 56 Date 11.01.2020 

Neelam Prabha Srivastava . 


सं 0 526 --मैं कुमारी डेजी शर्मा पति श्री संजीत कुमार, निवासी नयाचक सद्भावना नगर, थाना- रामकृष्णा नगर, पटना शपथ पत्र 
सं 0 1947 दिनांक 06.02.2020 के द्वारा अब डेजी कुमारी के नाम से जानी जाऊँगी । 

कुमारी डेजी शर्मा। 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 01-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


